रजिस्ट्री सं० डी० एल -33004/99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


SPE 


सत्यमेव जयते । 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2004/ श्रावण 28, 1926 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19 , 2004 /SRAVANA 28 , 1926 


सं . 181 ] 
No. 181 ] 


dra 


HP 
. 
. 
. 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाम ) ... . 
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) 

. शुद्धि-पत्र 

नई दिल्ली , 13 अगस्त, 2004 
विषयः कोरिया जन . गण., मलेशिया, ताईवान तथा थाइलैण्ड के मूल के अमवा वहां से नियातित कुछेक पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स 

( पीएसएफ ) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच - सीईएसटीएटी आदेश । 

सं. 22 / 1/ 2001 - डीजीएडी. - माननीय सीमाशुल्क , उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ( सीईएसटीएटी ) के अपील . 
सं. सी /एस/922 -23, सी/ एस/1391/03 - एडी तथा सं: सी /एम/ 344/ 03 - एडी , सी/ 256 - 57 तथा सी/321 तथा सी /300 / 03 - एडी पर दिनांक 
30 जून , 2004 के आदेश के अनुसार अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 22/1/ 2001 -डीजीएडी दिनांक 24 - 12 - 2002 में वास्तविक क्षति तथा क्षति 
के खतरे से संबंधित जांच परिणामों की पुष्टि नहीं हुई है । इनकी अनुपस्थिति में , पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । तदनुसार , 
माननीय सीईएसटीएटी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली अधिसूचना सं. 45 /2003 - सी कस्टम दिनांक 21 -3 - 2003 को निरस्त कर दिया है । 

वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी 
शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण ) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधूिसचना सं . 22/ 1/ 2001 
डीजीएडी दिनांक 24/12/ 2002 के तहत अंतिम जांच परिणाम प्रकाशित किए थे। निर्दिष्ट प्राधिकारी माननीय सीईएसटीएटी के उपर्युक्त आदेशों को 
ध्यान में रखते हुए अधिसूचना सं. 45 /2003 - सीयूएस दिनांक 21 -3 - 2003 के द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को हटाने की सिफारिश करते हैं । 

अभिजित सेनगुप्त , निर्दिष्ट प्राधिकारी 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 13th August, 2004 
Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of Certain Polyester Staple Fibres (PSF ) orginating in or 

exported from Korea R P ,Malaysia , Taiwan and Thailand - CESTAT orders. 

No. 22 / 1/2001- DGAD . As per the orders dated 30th June, 2004 of the Hon ble Customs, Excise and Service Tax 
Appellate Tribunal ( CESTAT) in the Appeals No. C /S/ 922-23, C / S/ 1391/03-AD & No. C /M / 344/03- AD , C /256 -57 & C /321 & 
2553 GI/2004 

( 1 ) 


. 


. 


NI 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1] 


E 


C /300 /03 - AD , the findings regardingmaterial injury and threat of injury are not sustainable in the final findings notification 
No. 22 / 1/2001-DGAD dated 24 - 12 - 2002. In the absence of these imposition of anti-dumping duty is not permissible. 
Accordingly , notification No . 45/2003 -CUS dated 21-3-2003 imposing anti -dumping duty has been set aside by the Hon ble 
CESTAT. 

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification , 
Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , 
thereof, the Designated Authority had issued Final Findings vide Notification No. 22 / 1/2001-DGAD dated 24 - 12 - 2002. The 
Designated Authority, having regard to the above orders of the Hon ble CESTAT, recommends for withdrawal of anti 
dumping duty imposed vide notification No. 45 /2003 -CUS dated 21-3 - 2003 

ABHIJIT SENGUPTA , Designated Authority 


. 


. 


. 


to 


Printed hy the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Printed by the Mapa stro 


ny intendia Pres.Find son Sese Delhi-110064 


